सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 जेष्ठ , 1941 ( श ०) 
30 मई , 2019 (ई ० ) 


संख्या- 453 राँची, 


गुरुवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
27 मई , 2019 


संख्या -4/ स्था ०- पद०-02-01/ 2017 का.- 4045-- श्री धीरेन्द्र कुमार, झा ०प्र ० से० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- रामगढ़ ) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

II. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2,1974 की धारा 20) के तहत् गिरिडीह 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या-4/ स्था ०- पद०-02-01/ 2017 का .-4046-- उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय बीस सुत्री कार्यक्रम 
कार्यान्वयन समिति , झारखण्ड , राँची के आप्त सचिव के पद पर नियुक्त श्री अतुल कुमार, झा ० प्र ० से ० 
( तृतीय बैच , गृह जिला- मुजफ्फरपुर ) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से वापस लेते 
हुए उक्त पद पर नियुक्ति की तिथि 27.02.2019 के प्रभाव से इनकी सेवा योजना- सह-वित्त विभाग 
(योजना प्रभाग ), झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है | 


- 


संख्या-4/ स्था ०-पद०-02-01 /2017 का.- 4047-- श्री प्रभाष कुमार दत्ता , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला- राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी , बोकारो को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद 
पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक इनकी सेवा ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी 
जाती है | 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 30 मई , 2019 
संख्या-4/ स्था ०-पद०-02-01/ 2017 का.- 4048-- श्री राहुल वर्मा, झा ०प्र० से ० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन 
हेतु अगले आदेश तक इनकी सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुनील कुमार, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 453 


50 


